रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ALHI 


E 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 20 , 2017 / अग्रहायण 29 , 1939 
NEW DELHI , WEDNESDAY, DECEMBER 20 , 2017 / AGRAHAYANA 29, 1939 


सं . 3441 ] 
No . 3441 ] 


वस्त्र मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर , 2017 
का . आ . 3937 ( अ). — केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम , 
1971 (1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , 
खंड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित , भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 2707 ( अ ), तारीख 
9 नवम्बर 2012 को उन बातों के सिवाए, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या 
करने का लोप किया गया है , नीचे दी गई सारणी के स्तंभ( 1) में वर्णित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित 
अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती 
है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी - अपनी 
अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे अर्थात् : 

सारणी 


( 1 ) 


क्रमाक अधिकारियों का पदनाम 

सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमा 
( 2 ) 
कंपनी सचिव / सहायक कंपनी सचिव | पूरे भारत में फैले विभिन्न शहरों और कस्बों में नेशनल 
[ कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में ], नेशनल | टैक्सटाइल कारपोरेशन लि ., नई दिल्ली द्वारा स्वामित्वाधीन उसके 
टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कोर - 4, | द्वारा पट्टे पर दिए गए या पट्टे पर रखें गए कृषि भूमि सहित 
स्कोप कॉम्पलैक्स, 7, लोधी रोड, नई | सभी कार्यालय, परिसर, अतिथिगृह, शोरूम खुदरा दुकानें , गोदाम , 
दिल्ली - 110003. 

आवासीय क्वार्टर या वास स्थान । 
मुख्य महाप्रबंधक ( सम्पदा) / महाप्रबन्धक तत्कालीन नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन , ( उत्तर महाराष्ट् ) 
( सम्पदा) [मुख्य महाप्रबंधक ( सम्पदा ) की | लिमिटेड द्वारा अपने स्वामित्वाधीन , पट्टे पर लिए गए या पट्टे पर 
अनुपस्थिति में ], नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन 

धारित सभी कार्यालय, परिसर , शोरूम, खुदरा दुकानें , गोदाम , 
लिमिटेड, (पश्चिमी क्षेत्र), अपोलो हाऊस, 382 , 

आवासीय क्वार्टर या वास सुविधाएं भूमि जिसके अंतर्गत कृषि भूमि 
एन . एम . जोशी मार्ग, चिंचपोकली, मुंबई . 

भी है और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन ( दक्षिणी महाराष्ट् ) 
लिमिटेड , मुम्बई जो अब नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन पश्चिमी 
क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई की अधिकारिता के अधीन है मिल परिसर 
में या उसके बाहर जिसके अंतर्गत अपने स्वामित्वाधीन, पट्टे पर 
लिए गए या पट्टे पर धारित सभी दुकानें , कार्यालय , परिसर , 
खुदरा दुकानें , कार्यशालाएं , कारखाने , आवासीय क्वार्टर या वास 

सुविधाएं भूमि जिसके अंतर्गत कृषि भूमि भी है , अर्थात् : 
7242 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 10 ) 


( क ) महाराष्ट्र राज्य में : 
(1) इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं .1, डॉ . अम्बेडकर रोड , परेल 

___ मुंबई - 12; 
( 2 ) इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं . 2, रामभाऊ भोगले मार्ग, 

कालाचौकी, मुंबई - 33 ; 
(3) इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं.3, टी . बी . कदम मार्ग, कालाचौकी, 

मुंबई - 33; 
(4 ) इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं.4, टी . बी . कदम मार्ग, कालाचौकी, 

मुंबई - 33 ; 
इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं .5, ए. जी . पवार लेन, बाईकुला, 
मुंबई - 27 ; 
इंडिया यूनाइटेड मिल्स , डाई वर्क्स, वीर सावरकर मार्ग, 

शिवाजी पार्क , दादर, मुंबई - 28; 
(7) कोहिनूर मिल्स नं. 1, 4, एम. एम . जी . एस. मार्ग , दादर, मुंबई -14; 
( 8 ) कोहिनूर मिल्स नं . 2,4, एम. एम. जी . एस . मार्ग, दादर , 

मुंबई - 14; 
( 9) कोहिनूर मिल्स नं. 3, एल . जे . रोड , शिवाजी पार्क , दादर 

मुंबई - 28; 

टाटा मिल्स , डॉ . अम्बेडकर रोड, दादर मुंबई - 14 ; 
(11 ) जाम मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स , डॉ . अम्बेडकर रोड, लाल बाग , 

परेल मुंबई - 12; 
(12 ) श्री सीताराम मिल्स , एन. एम. जोशी मार्ग, मुंबई - 11 ; 
(13) पोदार मिल्स , एन. एम. जोशी मार्ग, मुंबई - 11; 
(14 ) मॉडल मिल्स , पो. बा . नं. 302, उमरेर रोड, नागपुर - 18; 
(15 ) रायबहादुर बंसीलाल अबीचंद स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स , 

पो . बा. नं . 6, हिंगनघाट - 442301 ; 
(16 ) विदर्भ मिल्स बेरार, आंचलपुर - 444805 ; 
(17 ) सावतराम रामप्रसाद मिल्स , तिलक रोड, अकोला - 444001 ; 
(18) राय साहब रेखचंद गोपालदा मोहता स्पिनिंग एंड वीविंग 

मिल्स, अकोला - 444001 | 
( 19 ) अपोलो टैक्सटाइल मिल्स , एन. एम . जोशी मार्ग, मुंबई - 11; 
( 20 ) औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स , कोतवालपुर, औरंगाबाद; 
( 21 ) भारत टैक्सटाइल मिल्स, गनपतराव कदम मार्ग , मुंबई - 13; 
(22 ) बारशी टैक्सटाइल मिल्स, पो . बा .नं . 30, बारशी शोलापुर; 
(23) चालीसगांव टैक्सटाइल मिल्स, चालीस गांव ; 
( 24) धुले टैक्सटाइल मिल्स, पो . बा .नं .2, धुले ; 
( 25 ) दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स , लालबाग, मुंबई - 33; 
( 26 ) एल्फिनस्टोन स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स , एल्फिनस्टोन रोड, 

मुंबई - 14; 
( 27 ) फिनले मिल्स, 10 / 11, डॉ . एस. एस. राव रोड, परेल , 

मुंबई - 12; 
( 28 ) जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, करोल रोड, परेल , मुंबई - 13; 
( 29) गोल्ड मोहर मिल्स, दादा साहेब फाल्के रोड, दादर, 

मुंबई - 14; 
( 30 ) मुंबई टैक्सटाइल मिल्स , सेनापति बापत मार्ग, मुंबई - 13; 
( 31 ) न्यू हिंद टैक्सटाइल मिल्स, घोरूपदेव रोड, मुंबई - 33 ; 

न्यू सिटी ऑफ मुंबई मैन्युफैक्चरिंग मिल्स , 63, तुकाराम के . 

कदम पथ, मुंबई - 33 ; 
( 33 ) नांदेड़ टैक्सटाइल मिल्स, पो . बा . नं . 10, नांदेड़ ; 
( 34 ) पोदार प्रोसेसर, गणपत राव कदम पथ , लोअर परेल , 

मुंबई - 13; 

( 35 ) श्री मधुसूदन मिल्स, डॉ . अम्बेडकर रोड, मुंबई - 14 
मुख्य महाप्रबंधक ( सम्पदा) / महापबन्धक | तत्कालीन नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन,( आंध्र प्रदेश, कर्नाटक , 
( सम्पदा)[मुख्य महाप्रबंधक ( सम्पदा) की | केरल और माहे ) लिमिटेड द्वारा अपने स्वामित्वाधीन, पट्टे पर 
अनपस्थिति में ], नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिए गए या पट्टे पर धारित सभी कार्यालय परिसर, शोरूम , 

खुदरा दुकानें , गोदाम , आवासीय क्वार्टर या वास सुविधाएं भूमि 


3 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


लि . ( दक्षिणी क्षेत्र), एन. टी . सी . हाऊस, पो . बा . जिसके अंतर्गत कृषि भूमि भी है और नेशनल टैक्सटाइल 
2409, 35 - बी , सोमासुन्दरम मिल्स रोड , कारपोरेशन ( तमिलनाडु और पांडिचेरी) लिमिटेड जो अब नेशनल 
कोयम्बटूर - 641009 . 

टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बटूर 
की अधिकारिता के अधीन है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित मिलों के 
साथ मिलों के भीतर या उनसे बाहर अपने स्वामित्वाधीन , पट्टे पर 
लिए गए या पट्टे पर धारित सभी दुकानें ,कार्यालय , परिसर, खुदरा 
दुकानें , कार्यशालाएं, कारखाने , आवासीय क्वार्टर या वास सुविधाएं 
भूमि भी है , अर्थात् : 
( क ) आंध्र प्रदेश राज्य में : 
(1) अंदोनी कॉटन मिल्स , 146, अलूर रोड , अदोनी, आंध्र प्रदेश ; 
( 2 ) अनंतपुर कॉटन मिल्स , ताडापत्री, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश; 
( 3 ) आजमजाही मिल्स, वारंगल , आंध्र प्रदेश; 
( 4) तिरूपति कॉटन मिल्स, रेनीगुंटा, आंध्र प्रदेश 
( ख ) कर्नाटक राज्य में : 
( 1) महबूब शाही गुलबर्ग मिल्स, गुलबर्ग, कर्नाटक ; 
( 2 ) मिनर्वा मिल्स, मगधी रोड, बेंगलूर ; 
( 3 ) मैसूर स्पिनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स , मालेश्वरम, बेंगलूर, 

कर्नाटक ; 
( 4) श्री यलम्मा कॉटन , वूलन एंड सिल्क मिल्स, टोला हाऊस, 

देवांगीर, कर्नाटक । 
( ग ) केरल राज्य में : 
(1) अलगप्पा टैक्सटाइल (कोचीन ) मिल्स , अलगप्पानगर, त्रिचूर , 

केरल ; 
( 2) कन्नानूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, कन्नानूर; केरल ; 
( 3) केरल लक्ष्मी मिल्स , त्रिचूर, केरल ; 
( 4 ) पार्वती मिल्स, क्यूइलोन , केरल ; 
(5) विजयमोहनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम, केरल 
( घ ) संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी में : 
( 1) कन्नानूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, माहे पुडुचेरी 
( ड.) तमिलनाडु राज्य में : 
(1) कम्बोडिया मिल्स , ओंडीपुदूर, कोयम्बटूर - 16, तमिलनाडु; 
( 2) कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स , मेटूपलायम रोड, कोयम्बटूर -11 , 

तमिलनाडु 
( 3) कोयम्बटूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स , कृष्णा स्वामी 

मुदालियर रोड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु; 
( 4 ) कालेश्वरर मिल्स " ए " यूनिट , कोयम्बटूर, तमिलनाडु; 
( 5) कालेश्वरर मिल्स " बी " यूनिट , कलायरकोइल जिला रामनाद, 

तमिलनाडु 
( 6) पंकजा मिल्स , पंकजा मिल्स रोड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु ; 
( 7) पायोनीयर स्पिनर्स , रामनाथपुरम जिला, परामाकुडी तालुक , 

तमिलनाडु 
( 8) सोमासुन्दरम मिल्स, 10 / 64, सोमासुन्दरम मिल्स रोड, 

कोयम्बटूर, तमिलनाडु; 
( 9 ) श्री रंगाविलास जिनिंग स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स, अवनाशी 

रोड, पेलामेडू, कोयम्बटूर - 641004, तमिलनाडु 
ज्येष्ठ प्रबंधक ( सम्पदा) / प्रबंधक ( सम्पदा) तत्कालीन नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (पश्चिमी.बंगाल , ओड़िसा, 
[ ज्येष्ठ प्रबंधक ( सम्पदा) की अनुपस्थिति में ], | बिहार और असम ) लिमिटेड द्वारा अपने स्वामित्वाधीन , पटे पर 
नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लि . का उप | लिए गए या पट्टे पर धारित सभी कार्यालय परिसर , शोरूम, 
कार्यालय , 7 जवाहरलाल नेहरू रोड, खुदरा दुकानें , गोदाम , आवासीय क्वार्टर या वास सुविधाएं भूमि 
कोलकाता - 700013. 

जिसके अंतर्गत कृषि भूमि भी है अब नेशनल टैक्सटाइल 
कापोरेशन लिमिटेड उप कार्यालय कोलकाता की अधिकारिता के 
अधीन है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित मिलों के साथ मिलों के 
भीतर या उनसे बाहर अपने स्वामित्वाधीन, पट्टे पर लिए गए या 
पट्टे पर धारित सभी दुकानें , कार्यालय, परिसर, खुदरा दुकानें , 
कार्यशालाओं, कारखानों , आवासीय क्वार्टरों परिसर सहित , 
अर्थात् : 


का प्रबंधक ( सम्पदा) तत्कार और असम ) लिमिति सभी कार्या 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii) ] 


( अ ) पश्चिमी बंगाल राज्य में : 
( क ) मिलें : 
( 1) आरती कॉटन मिल्स, दासनगर, हावड़ा, पं . बंगाल ; 
( 2) लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल, रिस्त्रा , पं . बंगाल ; 
( 3) सोदेपुर कॉटन मिल्स , सोदेपुर, पं . बंगाल 
( ख ) प्रतिधारणाधीन किराए पर दिए गए परिसर: 
( 1) 7, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता - 700013; 
( 2) 6, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता - 700013; 
( 3) 9, ब्राब्रोरने रोड, कोलकाता - 700001 ; 
( 4 ) 8, हो - चीमिन सरणी, कोलकाता - 700016 ; 
( 5 ) 8 बी , लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता - 1; 
( 6) 5, ओल्ड कोट स्ट्रीट, कोलकाता - 1 ; 
( 7) 9 बी , लॉर्ड सिन्हा रोड, कोलकाता - 19 ; 
( 8 ) 1ए, ग्रांट लेन, कोलकाता - 700012 ; 
( 9) 38 अरमेनियन स्ट्रीट , कोलकाता - 700001 
( ग ) कोलकाता स्थित किराए पर शोरूम : 

कॉलेज स्ट्रीट , चन्दन नगर , गरियाहाट , 
___ लेक टाउन, पार्ट - स्ट्रीट, टॉलीगंज , कोलकाता 
( ब) ओडिसा राज्य में : 
( क ) मिलें : 

1. ओडिसा कॉटन मिल्स , भकतपुर, ओडिसा 
( ख ) भुवनेश्वर में किराये पर शोरूम : 
____ अंगुल , भुवनेश्वर 
( स ) बिहार राज्य में : 
( क ) मिलें : 

बिहार को - ऑपरेटिव वीवर्स वीविंग मिल्स , मोकामाह । 
( ख ) बिहार में किराये पर शोरूम : 

पटना, मुज्जफ्फरपुर, पूर्णियां, रांची, 

जमशेदपुर, सासाराम , मधुबनी 
( ग ) स्वयं की संपत्ति शोरूम तथा मकानः 

पलटा, मोकामाह 
( द) असम राज्य में : 
( क ) मिलें : 
___ 1. एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, असम ; 

2. बंगाल फाइन नं . || 
( ख ) गुवाहाटी मे किराये पर शोरूम: 

गुवाहाटी 
ज्येष्ठ प्रबंधक ( सम्पदा) / प्रबंधक( सम्पदा) तत्कालीन नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (मध्य प्रदेश ) लिमिटेड 
[ ज्येष्ठ प्रबंधक ( सम्पदा ) की अनुपस्थिति में ], द्वारा अपने स्वामित्वाधीन , पट्टे पर लिए गए या पट्टे पर धारित 
बुरहानपुर ताप्ती मिल , लाल बाग , बुरहानपुर - सभी कार्यालय परिसर, शोरूम , खुदरा दुकानें , गोदाम, आवासीय 
450 331 / न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल, | क्वार्टर या वास सुविधाएं भूमि जिसके अंतर्गत कृषि भूमि भी है 
चांदबड , तहसील हजूर, भोपाल, मध्यप्रदेश । अब नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, उप कार्यालय इंदौर 

की अधिकारिता के अधीन हैं जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित मिलों 
के साथ मिलों के भीतर या उनसे बाहर अपने स्वामित्वाधीन , पट्टे 
पर लिए गए या पट्टे पर धारित उनके सभी कार्यालय, 
परिसर, खुदरा दुकानें , कार्यशालाएं , कारखाने, आवसीय क्वार्टर भी 
हैं , अर्थात्: 
( क ) मध्य प्रदेश राज्य में : 
(1) बुरहानपुर ताप्ती मिल्स , लाल बाग, बुरहानपुर , म. प्र.; 
(2 ) हीरा मिल्स , 1 / 10 हीरा मिल्स मार्ग ( आगरा रोड ), उज्जैन , 

मध्य प्रदेश 
( 3) इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स , 31 , न्यू देवास रोड, इंदौर, 

मध्य प्रदेश ; 
( 4) कल्याणमल मिल्स , 15 , शीलनाथ कैम्प, इंदौर, मध्य प्रदेश ; 


5 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स , चांदबाड़ , तहसील हजूर , 

भोपाल , मध्य प्रदेश ; 
( 6 ) स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स, 7 , शीलनाथ कैम्प , इंदौर, मध्य 

प्रदेश; 
( ख ) छत्तीसगढ़ राज्य में : 
(1) बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, राजनांदगांव ; 

छत्तीसगढ़ । 
महाप्रबंधक ( परिसम्पति प्रबंधन ), नेशनल तत्कालीन नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन ( उत्तर प्रदेश ) लिमिटेड 
टैक्सटाइल कार्पोरेशन लि . कोर – 4, स्कोप के स्वामित्वाधीन , पट्टे पर लिए गए या पट्टे पर धारित सभी 
कॉम्पलैक्स, 7 , लोधी रोड , नई कार्यालय परिसर, शोरूम, खुदरा दुकानें , गोदाम, आवासीय क्वार्टर 
दिल्ली - 110003 / 

ज्येष्ठ या वास सुविधाएं भूमि जिसके अंतर्गत कृषि भूमि भी है अब 
प्रंबधक ( सम्पदा) / [ महाप्रबंधक परिसम्पति प्रबंधन ) | नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड उप कार्यालय कानपुर की 
की अनुपस्थिति मे ], नेशनल टैक्सटाइल 

अधिकारिता के अधीन है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित मिलों तथा 
कार्पोरेशन लि . का उपकार्यालय, सिल्बरटन 

उन मिलों के स्वामित्वाधीन, पट्टे पर लिए गए या पट्टे पर 
14 / 82, सिविल लाईन , कानपुर - 208001. 

धारित तथा उनके भीतर या उनसे बाहर उनकी दुकानों कार्यालयों, 
परिसरों , खुदरा दुकानों , कार्यशालाओं, कारखानों , आवासीय 
क्वार्टरों, परिसरों सहित, अर्थात् : 
उत्तर प्रदेश राज्य में : 
(1) बिजली कॉटन मिल्स, मेंडू रोड, हाथरस , उत्तर प्रदेश ; 
( 2) लॉर्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स , सहारनपुर, उत्तर प्रदेश ; 
(3 ) मयूर मिल्स , सिविल लाइन्स, 14 / 1, सिविल लाइन्स , कानपुर, 

उत्तर प्रदेश ; 
( 4) न्यू विक्टोरिया मिल्स , 14 / 1, सिविल लाइन्स, कानपुर , उत्तर 

प्रदेश; 
( 5) श्री विक्रम कॉटन मिल्स , कालकटोरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ; 
(6 ) लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स, कालपी रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश ; 
(7) एथर्टन मिल्स , अनवर गंज , कानपुर, उत्तर प्रदेश ; 
( 8) स्वदेशी कॉटन मिल्स, जूही, कानपुर, उत्तर प्रदेश ; 
( 9) स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी, इलाहाबाद , उत्तर प्रदेश ; 
( 10 ) स्वदेशी कॉटन मिल्स, मउनाथभंजन , जिला आजमगढ़ , उत्तर 

प्रदेश; 
( 11 ) रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स , सुल्तानपुर रोड, रायबरेली, 

उत्तर प्रदेश । 
ज्येष्ठ प्रबंधक ( सम्पदा) / प्रबंधक ( सम्पदा) | तत्कालीन नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (गुजरात ) लिमिटेड के 
[ ज्येष्ठ प्रबंधक ( सम्पदा) की अनुपस्थिति में ], 

स्वामित्वाधीन , कृषि भूमि सहित उसके द्वारा पट्टे पर दिए गए या 
नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लि . का उप पट्टे पर रखे गए सभी कार्यालय, परिसर , शोरूम, खुदरा दुकानें , 
कार्यालय , एन टी सी हाऊस, 1791, आश्रम 

गोदाम , आवासीय क्वार्टर या आवास जो अब नेशनल टैक्सटाइल 
रोड, अहमदाबाद - 380009 / राजनगर 

कारपोरेशन लिमिटेड उप कार्यालय अहमदाबाद के अधिकारिता के 
टेक्सटाइल मिल्स नं0 - 2 , निकट उत्तर गुजरात 

अधीन है निम्नलिखित मिलों तथा उन मिलों के स्वामित्वाधीन , 
सोसाईटी, हरिपुरा , अहमदाबाद - 380016 , 

पट्टे पर या पट्टे पर रखी गई तथा उनके भीतर या उनसे बाहर 
गुजरात. 

उनके कार्यालयों , परिसरों, खुदरा दुकानों , गोदामों , कार्यशालाओं, 
कारखानों , आवासीय क्वार्टरों, परिसरों सहित , अर्थात् : 
गुजरात राज्य में : 
(1) अहमदाबाद जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स , दूधेश्वर रोड, 

अहमदाबाद - 380004, गुजरात ; 
( 2) अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, रायपुर गेट के बाहर , 

अहमदाबाद - 380022 गुजरात ; 
( 3) हिमाद्री टैक्सटाइल मिल्स, सरसपुर गेट के बाहर , 

अहमदाबाद - 380016, गुजरात ; 
( 4) जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स , दिल्ली गेट के बाहर , 

अहमदाबाद - 380004 गुजरात ; । 
पेटलाड टैक्सटाइल मिल्स , स्टेशन रोड, पेटलाड - 388450 , 

गुजरात; 
( 6) महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, वर्टेज रोड , भावनानगर - 364001 

गुजरात; 
(7) न्यू मानेकचौक टैक्सटाइल मिल्स , ईदघर चौकी के सामने , 

अहमदाबाद - 380016 गुजरात ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


(8) T T gd Amy, ale po , df14 - 382150 , 

गुजरात; 
(9)P C Ciça Art , Pfeuf oth PS, DOC, 

गुजरात; 
(10) Jul 2HCIỆd ft 1. 1, 4- IIG BÌ4 + HIVì, 

ATETT 31 ) fant, 364G |CG - 380016 

[ urla ; 
(11) TR I Amy T.2, Bra H 

WENY, Eye, 36 - GI TG - 380016 , Ta 
(12 ) nga Afeit AACH , TET u M , II, 
364G141G - 16 , Torta | 

[41. 1. 7 / 10 / 2009 – FACRA ] 

ए . मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव 
ferah H . 01.31. 2707 ( 31 ), arta 977a , 2012 GRT HRa 1619 # yofia 
eft i 


fècunt : 4 


MINISTRY OF TEXTILES 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th December, 2017 
S .O . 3937 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorized Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government 
of India in the Ministry of Textiles number S . O . 2707 ( E ), dated 9th November, 2012 , published in the gazette 
of India, extraordinary , Part II , Section 3, sub - section ( ii ) except as respect things done or omitted to be done 
before such suppression , the Central Government hereby appoints the officers mentioned in the column ( 1 ) 
of the Table below , being officers equivalent to the rank of a gazetted officer of the Government, to be estate 
officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on the estate officers by or under the said Act , within the local limits of their respective jurisdiction , 
in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Table , 
namely : 

TABLE 


Sr.No 


“ Designation of Officer 


Categories of Public Premises and local limit of 
jurisdiction 


( 1 ) 


Company Secretary /Asst. Company Secretary [in 
absence of Company Secretary ], National Textile 
Corporation Limited , Core- IV , Scope Complex , 7 , 
LodhiRoad, New Delhi-110003 


All offices, premises, guest houses, show -rooms, retail 
shops , godowns, residential quarters or 
accommodation , land including agricultural land 
owned , leased or held on lease by the National Textile 
Corporation Limited , New Delhi in various cities and 
towns spread all over India. 


Chief General Manager (Estate ) /General Manager All offices, premises, show rooms, retail shops, 
(Estate ) [ in the absence of Chief General Manager godowns, residential quarters , or accommodations, 
( Estate )] National Textile Corporation Limited land including agricultural land owned , leased or held 
(Western Region ), Apollo House, 382 , N . M . Joshi on lease by erstwhile National Textile Corporation 
Marg, Chinchpokli , Mumbai. 

(Maharashtra North ) Limited and National Textile 
Corporation ( South Maharashtra ) Limited , Mumbai 
now under jurisdiction of National Textile Corporation 
Limited , Western Regional Office , Mumbai , including 
the following mills together with their shops, offices , 
premises, retail shops, workshops , factories, residential 
quarters , premises owned , leased or held on lease 
within or outside the mills premises , namely : 


[ TT II - OUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


In the State of Maharashtra : 
(1 ) India United Mills No. 1, Dr. Ambedkar Road , 

Parel Mumbai- 12 ; 
India United Mills No. 2 , Rambhau Bhogle 
Marg, Kalachowki,Mumbai-33 ; 
India United Mills No. 3, T .B . Kadam Marg , 
Kalachowki, Mumbai-33; 

India United Mills No. 4 , T . B .Kadam Marg , 
Kalachowki, Mumbai-33 ; 
India United Mills No. 5 , A .G . Pawar Lane , 
Byculla , Mumbai- 27 ; 
India United Mills , Dye Works, Veer 
Savarkar Marg, Shivaji Park , 
Dadar , Mumbai- 28 ; 
Kohinoor Mills No. 1, 4 , M .M .G .S . Marg , 
Dadar ,Mumbai- 14 ; 


Kohinoor Mills No . 2 , 4 , M .M .G . S . Marg , 
Dadar , Mumbai- 14 ; 


10 ) 


( 11) 


(12 ) 


( 13 ) 
( 14 ) 


Kohinoor Mills No. 3 , L . J. Road , Shivaji Park , 
Dadar,Mumbai- 28 ; 
Tata Mills , Dr. Ambedkar Road, Dadar , 
Mumbai- 14 ; 
Jam Manufacturing Mills, Dr. 
Ambedkar Road , Lalbaug, Parel, 
Mumbai- 12 ; 
Shree Sitaram Mills, N . M . Joshi Marg, 
Mumbai-11; 
Podar Mills, N . M . Joshi Marg,Mumbai- 11 ; 
Model Mills , Post Box No. 302, Umrer Road , 
Nagpur- 18 ; 
Rai Bahadur Bansilal Abichand Spinning and 
Weaving Mills , Post Box No. 6 , Hinganghat 
442301; 
Vidarbha Mills , Berar,Achalpur -444805; 
Savatram Ramprasad Mills, Tilak Road , 
Akola - 444001; 


( 15 ) 


( 16 ) 
(17 ) 


( 18 ) 


Rai Saheb Rekhchand Gopalda 
Mohta Spinning and Weaving 
Mills , Akola - 444001; 
Apollo Textile Mills , N . M . Joshi Marg , 
Mumbai- 11 ; 


19 ) 


(20 ) 


21) 


Aurangabad Textile Mills , Kotwal Pura , 
Aurangabad ; 
Bharat Textile Mills, Ganpatrao Kadam Marg, 
Mumbai-13; 
Barshi Textile Mills, P .B . No. 30 , Barshi 
Sholapur; 
Chalisgaon Textile Mills , Chalisgaon ; 
Dhule Textile Mills, P .B . No . 2 , Dhule; 


22) 


(23) 
(24) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


(25 ) 


Digvijay Textile Mills, Lalbaug , Mumbai -33 ; 
Elphinstone Spinning and Weaving Mills, 
Elphinstone Road , Mumbai- 14; 
Finlay Mills, 10 / 11, Dr. S . S . Rao Road, Parel, 
Mumbai- 12 ; 
Jupiter Textile Mills, Carol Road , Parel, 
Mumbai- 13 ; 
Gold Mohur Mills, Dadasaheb Phalke Road , 
Dadar , Mumbai- 14 ; 
Mumbai Textile Mills, Senapati Bapat Marg , 
Mumbai-13; 
New Hind Textile Mills , Ghorupdeo Road , 
Mumbai-33; 
New City of Mumbai Manufacturing. 
Mills , 63 , Tukaram K . Kadam Path , 
Mumbai- 33 ; 
Nanded Textile Mills, P . B . No . 10 , Nanded ; 
Podar Processors, Ganpatro Kadam Path , 
Lower Parel, Mumbai- 13 ; 
Shree Madhusudan Mills , Dr. Ambedkar Road , 
Mumbai- 14 . 


( 35 ) 


Chief General Manager ( Estate )/General Manager All offices , premises , show rooms, retail shops, 
(Estate ) [ in the absence of Chief General Manager godowns, residential quarters , or accommodations , 
( Estate ) ], National Textile Corporation Limited land including agricultural land owned , leased or held 
(Southern Region ), NTC House , PO Box 2409 , 35 - on lease by erstwhile National Textile Corporation 
B , Somasundaram Mills Road , Coimbatore - 641009 . (Andhra Pradesh , Karnataka , Kerala and Mahe ) 

Limited and National Textile Corporation ( Tamil Nadu 
and Pondicherry ) Limited now under jurisdiction of 
National Textile Corporation Limited , Southern 
Regional Office, Coimbatore, including the following 
mills together with their shops, offices , premises, retail 
shops, workshops, factories, residential quarters, 
premises owned , leased or held on lease within or 
outside the mills premises, namely : 
( A ) In the State of Andhra Pradesh : 
( 1) Adoni Cotton Mills , 146 , Alur Road , Adoni, 

Andhra Pradesh ; 


(3) 
(4 ) 


Ananthapur Cotton Mills , Tadapatri , 
Ananthapur District, Andhra Pradesh ; 
Azam Jahi Mills, Warrangal, Andhra Pradesh ; 
Tirupathi Cotton Mills,Renigunta, Andhra 
Pradesh . 


( B ) 


In the State of Karnataka : 
( 1 ) Mehboob Shahi Gulbarga Mills, Gulbarga , 

Karnataka ; 
(2) Minerva Mills, MagdiRoad , Bangalore ; 
( 3 ) Mysore Spinning and Manufacturing 

Mills , Malleswaram , Bangalore, Karnataka ; 
Sree Yellamma Cotton , Woollen and Silk 
Mills , Tolahouse , Davangere , Karnataka . 


(4 ) 


[ TT II - OUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(C ) 


(4 ) 
(5 ) 


In the State of Kerala : 
Alagappa Textile (Cochin ) Mills , 
Alagappanagar, Trichur, Kerala ; 
Cannanore Spinning. and Weaving Mills, 
Cannanore , Kerala ; 
Kerala LakhsmiMills, Trichur, Kerala ; 
Parvathi Mills , Quilon , Kerala ; 
Vijayamohini Mills, Trivandrum , Kerala. 
In the Union Territory of Puducherry: 
Cannanore Spinning and Weaving Mills , 
Mahe , Puducherry . 
In the State of Tamil Nadu : 
Cambodia Mills, Ondipudur, Coimbatore - 16 , 
Tamil Nadu ; 
Coimbatore Murugan Mills, Mettupalayam 
Road, Coimbatore - 11 , Tamil Nadu ; 
Coimbatore Spinning and Weaving Mills, 
KrishnaswamyMudaliar Road , Coimbatore , 
Tamil Nadu ; 
Kaleeswarar Mills “ A ” Unit , Coimbatore, 
Tamil Nadu ; 


Kaleeswarar Mills “ B ” Unit, Kalayarkoil 
District Ramnad , Tamil Nadu ; 
Pankaja Mills, Pankaja Mills Road , 
Coimbatore, Tamil Nadu ; 
Pioneer Spinners, Ramanathapuram District, 
Paramakudi Taluk , Tamil Nadu ; 
Somasundaram Mills , 10 /64 , Somasundaram 
Mills Road , Coimbatore , Tamil Nadu ; 
Sri Rangavilas Ginning Spinning and Weaving 
Mills, Avanashi Road , Peelamedu , Coimbatore 
641004 , Tamil Nadu . 


( 9 ) 


4 Senior Manager (Estate ) / Manager (Estate ) [ In 
the absence of Senior Manager (Estate )], Sub - 
Office of National Textile Corporation Limited , 7 , 
Jawaharlal Nehru Road , Kolkata - 700013. 


All offices, premises, show rooms, retail shops, 
godowns, residential quarters , or accommodations , 
land including agricultural land owned , leased or held 
on lease by erstwhile National Textile Corporation 
(West Bengal, Orissa , Bihar and Assam ) Limited now 
under jurisdiction of National Textile Corporation 
Limited , Sub Office Kolkata including the following 
mills together with their shops, offices , premises, retail 
shops, workshops, factories, residential quarters , 
premises owned , leased or held on lease within or 
outside the mills premises, namely : 
( A ) In the State of West Bengal : 
(a ) Mills : 
(1 ) Arati Cotton Mills , Dasnagar, Howrah , West 

Bengal; 
(2) Laxminarayan Cotton Mill, Rishtra, West 

Bengal; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii)] 


(3 ) Sodepur Cotton Mills , Sodepur, West Bengal. 
(b ) Rented Premises under retention : 

(1) 7, Jawaharlal Nehru Road ,Kolkata - 700013 ; 
(2) 6 , JawaharlalNehru Road, Kolkata -700013 ; 
(3 ) 9 , Brabourne Road , Kolkata - 700001; 
(4 ) 8 , Ho - Chimin Sarani, Kolkata -700016 ; 
(5 ) 8B , Lalbazar Street, Kolkata- 1 ; 
(6 ) 5, Old Court Street, Kolkata -1 ; 
(7) 9B , Lard Sinha Road , Kolkata - 19 ; 
(8 ) 1A , Grant Lane , Kolkata -700012; 

(9) 38 , Armenian Street, Kolkata -700001 . 
( c) Rented Show Rooms at Kolkata : 
College Street, Chandan Nagar, Gariahat, Laketown , 
Park - street, Tollygunj, Kolkata. 
(B ) In the State of Odisha : 
( a ) Mills : 
Orissa Cotton Mills , Bhakatpur, Odisha . 
(b ) Rented Show Rooms at Bhubaneswar: 

Angul, Bhubaneswar . 
(C ) In the State of Bihar : 
(a ) Mills : 
Bihar Co-operative Weavers Weaving Mills , 
Mokamah . 
(b ) Rented Show Rooms in Bihar : 
Patna,Muzaffarpur, Purnia , Ranchi, Jamshedpur , 
Sasaram , Madhubani, Patna . 
( c) Show Roomshoused in own property : 

Palta , Mokamah . 
( D ) In the State of Assam : 
(a ) Mills : 

( 1) Associated Industries, Assam ; 

(2 ) Bengal Fine No. II. 
(b ) Rented Show Room at Guwahati : 

Guwahati. 


Senior Manager (Estate ) / Manager (Estate ) [In the 
absence of Senior Manager (Estate )], Burhanpur 
Tapti Mills , Lal Bagh , Burhanpur -450331 / New 
Bhopal Textile Mills, Chandbar, Tehsil Hazur , 
Bhopal, Madhya Pradesh . 


All offices, premises, show rooms, retail shops, 
godowns, residential quarters, or accommodations , 
land including agricultural land owned , leased or held 
on lease by erstwhile National Textile Corporation 
(Madhya Pradesh ) Limited now under jurisdiction of 
National Textile Corporation Limited , Sub Office 
Indore including the following mills, together with 
their offices, premises, retail shops , godowns 
workshops, factories, residential quarters , premises 
owned , leased or held on lease within or outside the 
mills premises, namely : 


[ TT II - OUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(3 ) 


( A ) In the State of Madhya Pradesh : 
(1) Burhanpur Tapti Mills , Lalbag , Burhanpur, 

Madhya Pradesh ; 
(2 ) Hira Mills , 1 /10 , Hira Mills Marg (Agar 

Road ), Ujjain , Madhya Pradesh ; 
Indore Malwa United Mills, 31 , New Dewas 
Road , Indore, Madhya Pradesh ; 
Kalyanmal Mills, 15 , Silnath Camp , Indore, 

Madhya Pradesh ; 
(5 ) New Bhopal Textile Mills , Chandbar, Tehsil 

Hazur, Bhopal, Madhya Pradesh ; 
(6 ) Swadeshi Textile Mills , 
(7) Silnath Camp, Indore,Madhya Pradesh . 
(B ) In the State of Chhattisgarh : 

Bengal Nagpur Cotton Mills , Rajnandgaon , 
Chhattisgarh 


General Manager (Asset Management), National All offices, premises , show rooms, retail shops , 
Textile Corporation Limited , Core -IV , Scope godowns, residential quarters , or accommodations, 
Complex, 7 , Lodhi Road , New Delhi- 110003 / land including agricultural land owned , leased or held 
Senior Manager (Estate )/ [In the absence of General on lease by erstwhile National Textile Corporation 
Manager (Asset Management)], Sub - Office of (Uttar Pradesh ) Limited now under jurisdiction of 
National Textile Corporation Limited , Sylverton, National Textile Corporation Limited , Sub Office 
14 /82 , Civil Lines, Kanpur-208001. 

Kanpur including the following mills , together with 
their offices, premises, retail shops , godowns 
workshops, factories, residential quarters, premises 
owned , leased or held on lease within or outside the 
mills premises , namely : 
In the State of Uttar Pradesh : 
( 1) Bijli Cotton Mills , Mendu Road , Hathras , 

Uttar Pradesh ; 
(2) Lord Krishna Textile Mills , Saharanpur, Uttar 

Pradesh ; 
(3) Muir Mills , 14/1, Civil Lines, Kanpur, Uttar 

Pradesh ; 
(4) New Victoria Mills , 14 /1, Civil Lines, 

Kanpur, Uttar Pradesh ; 
(5) Shri Vikram Cotton Mills , Kalkatora, 

Lucknow , Uttar Pradesh ; 
(6 ) Laxmirattan Cotton Mills, Kalpi Road , 

Kanpur, Uttar Pradesh ; 
Atherton Mills, Anwar Ganj, Kanpur, Uttar 

Pradesh ; 
(8 ) Swadeshi Cotton Mills, Juri, Kanpur, Uttar 

Pradesh ; 
( 9 ) Swadeshi Cotton Mills, Naini, Allahabad, 

Uttar Pradesh ; 
( 10 ) Swadeshi Cotton Mills , Maunath Bhanjan , 

Distt. Azamgarh , Uttar Pradesh ; 
(11 ) Raebareli Textile Mills, Sultanpur Road , 

Raebareli , Uttar Pradesh . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


Senior Manager (Estate ) / Manager (Estate ) [In the All offices, premises, show rooms, retail shops, 
absence of Senior Manager (Estate ) ], Sub -Office of godowns, residential quarters, or accommodations , 
National Textile Corporation Limited , NTC land including agricultural land owned, leased or held 
House, 1791, Ashram Road , Ahmedabad - 380009 / on lease by erstwhile National Textile Corporation 
Rajnagar Textile Mills No.2 , Near Uttar Guarat (Gujarat) Limited now under jurisdiction of National 
Society , Haripura, Ahmedabad - 380016 , Gujarat. Textile Corporation Limited , Sub Office Ahmedabad 

including the following mills , together with their 
offices, premises, retail shops, godowns workshops , 
factories , residential quarters , premises owned , leased 
or held on lease within or outside the mills premises, 
namely : 
In the State of Gujarat : 
( 1 ) Ahmedabad Jupiter Textile Mills, Dudheshwar 

Road , Ahmedabad - 380004 , Gujarat; 
Ahmedabad New Textile Mills , Outside Raipur 
Gate , Ahmedabad - 380022, Gujarat; 
Himadari Textile Mills, Outside Saraspur Gate , 
Ahmedabad - 380016 , Gujarat; 
Jehangir Textile Mills, Outside Delhi Gate , 
Ahmedabad - 380004, Gujarat; 
Petlad Textile Mills , Station Road , Petlad 

388450 , Gujarat; 
(6 ) Mahalaxmi Textile Mills , Vartej Road , 

Bhavnagar -364001, Gujarat ; 
New Manekchowk Textile Mills , Opposite 
Idgarh Chowki, Ahmedabad - 380016 , Gujarat ; 
Viramgam Textile Mills , Fulwadi Road , 
Viramgam - 382150 , Gujarat; 
Rajkot Textile Mills , Karansinhji Cross Road , 

Rajkot, Gujarat; 
( 10 ) Rajnagar Textile Mills No. 1, Opposite 

Idgah Chowki, Near Girdharnagar Over 

Bridge , Ahmedabad -380016 , Gujarat; 
( 11) Rajnagar Textile Mills No. 2 , Near Uttar Guarat 

Society , Haripura , Ahmedabad- 380016 , Gujarat; 
( 12) Fine Knitting Mills, Near Chamunda Bridge, 

Asarwa, Ahmedabad - 16 , Gujarat.” 


[F . No. 7 / 10 /2009 -NTC ] 

A . MADHU KUMAR REDDY, Jt. Secy . 
Note : The principal Notification was published in Gazette of India vide number S. O . 2707 (E ), dated the 

9th November, 2012 . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2017 .12.22 18 :42:25 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


